रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D. L.-33004/99 


A 


है 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 4439 ] 
No. 4439 ]] 


नई दिल्ली , सोमवार , नवम्बर 5 , 2018 / कार्तिक 14 , 1940 
NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 5 , 2018 /KARTIKA 14 , 1940 


वि 


पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 5 नवम्बर , 2018 


का . आ .5651( अ).-- केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण ) अधिनियम , 1986 ( 1986 का 29 ) की धारा 3 की उपधारा ( 3) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का . आ . 1533( अ), तारीख 
14 सितम्बर , 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण 
प्राधिकरण तमिलनाडु (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण , तमिलनाडु कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य 
होंगे, अर्थात् : 


अध्यक्ष: 


डा . वी . के . शनमुगम , 
भारतीय प्रशासनिक सेवा ( सेवानिवृत्त ), 


डी /2/1एआईएस हाउसिंग काम्पलेक्स , 
नटेसन नगर वेस्ट, विरुगमबक्कम , चेन्नई-600092 , 
तमिलनाडु 


थिरु एम मुरुगन , 


1/ 2 ईस्ट स्ट्रीट , वीराकेरलमपुडर 


टेनकासी ताल्लुक, तिरुनेलवल्ली जिला- 627861 


तमिलनाडु । 


3. 


निदेशक, पर्यावरण 


सदस्य - सचिव । 


तमिलनाडु सरकार, चेन्नई - 600015 , 


तमिलनाडु । 


6554 GI / 2018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3(ii)] 


2. प्राधिकरण , तमिलनाडु के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद 
धारण करेंगे । 
3. प्राधिकरण , तमिलनाडु ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं । 
4. प्राधिकरण , तमिलनाडु अपने विनिश्चय पैरा 5 के अधीन तमिलनाडु राज्य के लिए गठित राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति 
( एस . ई. ए. सी .) की सिफारिशों के आधार पर अपने विनिश्चय देगा । 


5. केन्द्रीय सरकार , प्राधिकरण , तमिलनाडु की सहायता करने के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार के परामर्श से राज्य स्तरीय विशेषज्ञ 
अंकन समिति , ( एस .ई. ए. सी .) का गठन करती है (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् एस.ई. ए. सी ., तमिलनाडु कहा गया है, जिसमें 
निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-- 


1. 


अध्यक्ष 


सदस्य 


3. 


सदस्य 


4 . 


सदस्य 


पल 


सदस्य 


डा . एस. मोहन , आचार्य, 
सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट , 
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास , चेन्नई 600036, तमिलनाडु । 
डा . एस . कन्नमानी 
आचार्य और निदेशक , 
सेंटर फार एनवारेंटमेंट स्टडी , सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, 
अन्ना यूनिवर्सिटी , चेन्नई – 600025 , तमिलनाडु 
डा . वेलू गोमथी , 
आचार्य, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलजिकल , डायरेटेरेट आफ नेचुरल रिसोर्स 
मैनेजमेंट 
तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, कोयम्बटूर- 641003 तमिलनाडु 
डा. एल . सुब्बाराज , आचार्य ( सेवानिवृत्त ) 
2/7 गंगा नगर , मेटुकुप्पम रोड़, मडुरवायल चेन्नई -600107 
तमिलनाडु । 
थिरु वी . शानमुगुम, चीफ इंजीनियर ( सेवानिवृत्त ) प्लाट सं. 3142, गोकुलम , 
विक्टोरिया नगर, गुरुदयाल बस स्टाप , तंजावुर – 613308, तमिलनाडु । 
श्री एस . सिवाकुमर , सीनियर प्रिंसीपल साइंटिस्ट, सीएसआईआर-नीरी 
सीएसआईआर, मद्रास कॉम्पलेक्स , चेन्नई, थारामानी-600113 तमिलनाडु । 
थिरु बी . सुगीरथाराज कोइलपिलाई, इंडियन फोरेस्ट सर्विस ( सेवानिवृत्त ), 
63/ 847 , 28 स्ट्रीट शांती नगर, पालामकोटई , थिरुनवेली -627002 , 
तमिलनाडु । 
डा . एल . इलांगो , आचार्य, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलोजी अन्ना यूनिवर्सिटी, 
चेन्नई- 600025 तमिलनाडु । 
डा . आर. इलानगोवन, स्पेशल चीफ इंजीनियर ( सेवानिवृत्त ) ओल्ड न. 8ए , 
अम्मन नगर ईस्ट , सारावानाएंपेटी , कोयम्बटूर - 35 तमिलनाडु । 
डा . एस . संकर, प्रोफेसर , डिपार्टमेंट ऑफ एनवारेंटमेंटल हेल्थ इंजीनियरिंग, 
फैकल्टी ऑफ पब्लिक हेल्थ , श्री रामचंद्र मेडिकल कालेज एंड रिसर्च इंस्टीटयूट , 
पोरुर , चेन्नई - 600116, 
तमिलनाडु । 
थिरु टी . मुरुगु सुब्रामोनियन , एस -3, शानमुगा फ्लैट, 76 , 
गांधी रोड , वेलाचेरी , चेन्नई - 600042 तमिलनाडु । 


6. 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सस 


व 


10. 


सदस्य 


सदस्य 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


12. सदस्य - सचिव, तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड , गिंडी, चेन्नई – 600032 

सदस्य 
तमिलनाडु । 
6 . एस . ई. ए. सी ., तमिलनाडु के अध्यक्ष और सदस्य इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद 
धारण करेंगे । 
7. एस .ई. ए. सी ., तमिलनाडु ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करेगी जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं । 


8 . एस .ई . ए. सी ., तमिलनाडु सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का 
प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा । 
9 . तमिलनाडु राज्य सरकार , प्राधिकरण तमिलनाडु और एस . ई. ए. सी ., तमिलनाडु के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए 
किसी अभिकरण को अधिसूचित करेंगी और सभी वित्तीय और संभार तंत्र संबंधी सहायता, जिसके अंतर्गत वास- सुविधा , परिवहन और 
उनके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत अन्य सुविधाएं भी हैं , उपलब्ध कराएगी । 


10. प्राधिकरण , तमिलनाडु के अध्यक्ष और सदस्यों तथा एस .ई. ए. सी ., तमिलनाडु के अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक की फीस, यात्रा भत्ता 
और मंहगाई भत्ता तमिलनाडु राज्य सरकार के नियमों के अनुसार संदत्त किया जाएगा । 


[ फा . सं . जे - 11013/ 97/ 2007 - आई. ए. II (I)] 


जिगमेट टकपा , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 5th November, 2018 
S . 0 .5651 ( E). - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 3 ) of section 3 of the Environment 
(Protection ) Act, 1986 (29 of 1986 ) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile 

Ministry of Environment and Forests, number S. O . 1533( E), dated the 14th September, 2006 ( here after in this 
notification referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment 
Impact Assessment Authority , Tamil Nadu (here after in this notification referred to as the Authority , Tamil Nadu ) 
comprising of the following Members , namely : - 
____ Dr. V . K . Shanmugam, 

- Chairman; 
Indian Administrative Service , (Retired ), 
D /2 /1, AIS Housing Complex , 
Natesan Nagar West , Virugambakkam , 
Chennai - 600092, Tamil Nadu . 
Thiru M .Murugan , 

-Member ; 
1 /2 , East Street, Veerakeralmpudur, 
Tenkasi Taluk, 


Tirunelveli District - 627861, Tamil Nadu . 


Director of Environment, 


-Member- Secretary . 


Government of Tamil Nadu , 


Chennai - 600015 , Tamil Nadu. 


2 . The Chairman and Members of the Authority , Tamil Nadu shall hold office for a term of three years from the date of 
publication of this notification in the Official Gazette . 
3 . The Authority , Tamil Nadu shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said 
notification. 


4 . The Authority , Tamil Nadu shall take its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal 
Committee (SEAC ) constituted under paragraph 5 for the State of Tamil Nadu. 


4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii) ] 


5 . For the purpose of assisting the Authority , Tamil Nadu , the Central Government in consultation with the State 
Government of Tamil Nadu , hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC ) (here after in this 
notification referred to as SEAC , Tamil Nadu ) comprising of the following Members, namely: 
Dr. S .Mohan , 

-Chairman ; 
Professor , 


Department of Civil Engineering , 
Indian Institute of Technology Madras, Chennai - 600036 , Tamil 
Nadu . 


Dr. S . Kanmani, 


-Member; 


Professor and Director , 


Centre for Environmental Studies, Department of Civil 
Engineering , Anna University , 
Chennai - 600025 , Tamil Nadu. 


3 . 


-Member ; 


Dr. Velu Gomathi, 
Professor , 
Agricultural Microbiology, Directorate of Natural Resources 
Management, 
Tamil Nadu Agricultural University , Coimbatore - 641003 , Tamil 
Nadu . 


-Member; 


Dr. L . Subbaraj, 
Professor (Retired ) 
2/7 Ganga Nagar, 
Mettukuppam Road , Maduravoil, 
Chennai - 600107 , Tamil Nadu . 


Thiru V . Shanmugam , 


-Member ; 


Chief Engineer (Retired ), 
Plot No. - 3142,Gokulam , Victoria Nagar , 
Near Gururdhayal Bus Stop , 
Thanjavur - 613308 , Tamil Nadu . 


-Member; 


Dr. S , Sivacoumar, 
Senior Principal Scientist, 
CSIR -NEERI, CSIR , Madras Complex , Tharamani, Chennai - 
600113 , Tamil Nadu . 


7 . 


-Member ; 


Thiru B . Sugirtharaj Koilpillai, 
Indian Forest Service, (Retired ), 
63 /847 , 28th Street, 
Shanthi Nagar, Palayamkottai, 
Tirunelveli - 627002 , Tamil Nadu . 
Dr. L. Elango, 
Professor, 
Department of Geology , Anna University , Chennai - 600025 , 
Tamil Nadu. 


-Member; 


[ 911 II - QU5 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


9 . 


Dr P 11 


-Member ; 


Dr. R . Ilangovan , 
Special Chief Engineer, (Retired ), 
Old No. 8A , Amman Nagar East, 
Saravanamapatty , 
Coimbatore - 35 , Tamil Nadu . 
Dr. S . Sankar, 
Professor, 
Department of Environmental Health Engineering , Faculty of 
Public Health , 


10 . 


-Member ; 


Sri Ramchandra Medical College and Research Institute , Porur, 


Chennai - 600116 , Tamil Nadu . 
11 . Thiru T. Murugu Subramonian , 

-Member; 
S -3 , Shanmuga Flat, 76 , 
Gandhi Road , Velachery , 

Chennai - 600042 , Tamil Nadu . 
12 . The Member - Secretary , 

-Secretary . 
Tamil Nadu Pollution Control Board , 

Guindy, Chennai - 600032 , Tamil Nadu . 
6 . The Chairman and Members of SEAC , Tamil Nadu shall hold office for a term of three years from the date of 
publication of this notification in the OfficialGazette . 
7 . The SEAC , Tamil Nadu shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification . 
8 . The SEAC , Tamil Nadu shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor 
to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached , the view of the majority shall prevail . 
9 . The Government of Tamil Nadu shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority , Tamil Nadu and 
SEAC , Tamil Nadu and the Secretariat shall provide all financial and logistic support including accommodation , 
transportation and such other facilities in respect of all their statutory functions. 
10 . The sitting fee , travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority , Tamil 
Nadu and SEAC , Tamil Nadu shall be paid as per the rules of the State Government of Tamil Nadu . 


[F . No. J - 11013/97 /2007 - IA - II (I)] 

JIGMET TAKPA, Jt. Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi -110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 

Digitally signed by 
MANOJ 

MANOJ KUMAR VERMA 
Date : 2018 . 11.06 
16 : 13:40 + 05 30 


